रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


M 


RJAR 


AAYIHAR 


Bान 

READE 
ET . ITrrF 

ertr . 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 


EXTRAORDINARY 

भाग II — खण्ड 3 — उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1203 ] 
No. 1203 ] 


. 1203 


NEW DEET. 


नई दिल्ली , शुक्रवार , अप्रैल 28 , 2017 / वैशाख 8 , 1939 
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28 , 2017 /VAISAKHA 8 , 1939 


दिल्ली विकास प्राधिकरण 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2017 
का . आ . 1363 ( अ ). - इसके अतिरिक्त , भारत के राजपत्र, असाधारण भाग - II, खंड 3 उप - खंड ( ii ) में दिनांक 6 जून , 
1990 को प्रकाशित अधिसूचना सं. का . आ . 46( अ), दिनांक 30 मई 1990 तथा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग - II , खंड 3, 
उप - खंड ( ii ) में दिनांक 12 फरवरी, 1991 को प्रकाशित अधिसूचना सं . का . आ . 98( अ) के क्रम में दिल्ली विकास प्राधिकरण , 
एतद्द्वारा, दिल्ली विकास प्राधिकरण के भूमि निपटान , आवास और भूमि प्रबंधन विभाग में कार्यरत , ग्रेड वेतन 6600 रु . के साथ 
15600 - 39100 रु. के वेतनमान में , उप निदेशक श्रेणी के अपने सभी अधिकारियों को , निदेशक / सक्षम प्राधिकारी के विधिवत् 
अनुमोदन से , जहाँ तक दिल्ली विकास प्राधिकरण के भूमि निपटान , आवास विभाग एवं भूमि प्रबंधन विभागों का संबंध है , सभी 
न्यायालयों में मुकद्दमे अथवा कानूनी कार्यवाहियाँ शुरू करने / बचाव करने , प्राधिकरण के लिए अथवा उसकी ओर से 
वकालतनामों / मुख्तारनामों पर हस्ताक्षर करने, लिखित विवरण , जवाब, शपथपत्र आदि दायर करने के लिए अपनी शक्तियों का 
प्रत्यायोजन किया जाता है । 

[ सं . एफ . 1 (99) / एल . डी . / समन्वय / 2016 ] 

डी . सरकार , आयुक्त एवं सचिव 


DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 26th April , 2017 
S . O . 1363(E ). Furthermore , to the Notification No. S .O . 46 (E ), dated 30th May , 1990 published in the Gazette 
of India, Extra Ordinary Part II , Section 3 , Sub- section ( ii ), on 6th June, 1990 and Notification No . S. O . 98( E) published 
in the Gazette of India , Extra -ordinary Part II , Section 3 Sub -section ( ii ) dated 12th February , 1991 , Delhi Development 
Authority , hereby further delegates to all its officers of the rank of Deputy Directors in the pay scale Rs. 15600 - 39100 
with GP Rs 6600 , working in Land Disposal, Housing and Land Management of Delhi Development Authority , its 
powers of instituting /defending suits or legal proceedings, signing Vakalatnamas/PoA for and on behalf of the Authority , 
filing written statements , replies, affidavits , etc ., in all courts in so far as Land Disposal, Housing Department & Land 
Management Departments of DDA are concerned with due approval of Directors/Competent Authority. 

[ No. F. 1( 99)/ LD/ Coordn./ 2016 ] 

D . SARKAR , Commissioner -cum -Secy . 
2838 GI/ 2017 
___ Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi -110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


Digitally signed by ALOK KUMAR 
| Date: 2017 .05 .03 11:52: 48 + 05 30 


